रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L. - 33004 / 99 


. 


22440 
. 


. 


F 


. 


HT 


MLIJ 


सामव- जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 6 , 2014/ पौष 16 , 1935 
NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 6 , 2014/PAUSA 16, 1935 


सं. 4 ] 
No. 4 ] 


क्रम सं 


केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय 

___ अधिसूचना 

कासरगोड, 23 सितम्बर, 2013 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 11 में संशोधन । 
मौजूदा प्रावधान 

संशोधित प्रावधान 
| परिनियम 11 

11( 2) कार्यकारी परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे : 
कार्यकारी परिषद् के पांच सदस्यों की 
उपस्थिति कार्यकारी परिषद् की बैठक 

( क) कुलपति : सभापति ; 
के लिए कोरम बनेगी । 

( ख ) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, म . सं . वि .मं , भारत सरकार या 

उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति . 
( ग) अध्यक्ष , यूजीसी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति 
(घ) प्रधान सचिव , उच्चतर शिक्षा , केरल सरकार ; 
( ङ) समकुलाधिपति ; 
( च) स्कूलों के अधिष्ठाताओं से कुलपति द्वारा नामांकित एक 

अधिष्ठाता । 
( छ) आचार्यों की वरिष्ठता के अनुसार , रोटेशन के आधार पर 

कुलपति द्वारा नामांकित आचार्य जो एक अधिष्ठाता नहीं हो ; 
( ज) उपाचार्यों की वरिष्ठता के अनुसार , रोटेशन के आधार पर 
___ कुलपति द्वारा नामांकित उपाचार्य जो एक अधिष्ठाता नहीं हो ; 
( झ) कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल से विज़िटर द्वारा 


54 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


नामांकित कोर्ट के दो सदस्य , जो विश्वविद्यालय या 
विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त एक संस्थान या विश्वविद्यलय 

से जुडे हुए एक निकाय के कर्मचारी या विध्यार्थी न हो ; 
( ञ) विज़िटर द्वारा नामांकित तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविद् ; और 
( ट ) यदि उपर्युक्त ( क ) से ( झ ) तक के कार्यकारी परिषद के सदस्यों में 

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से कोई नहीं है तो देश के 
अन्य प्रख्यात शैक्षिक संस्थान से कुलपति द्वारा नामांकित 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक प्रतिष्ठित 
शिक्षाविद् । 
11(3) कुलपति एवं समकुलपति को छोडकर कार्यकारी परिषद् 
के सभी सदस्य तीन साल की अवधि तक कार्यालय संभालेंगे । 
11( 4) सभापति को छोडकर कार्यकारी परिषद् के कुल सदस्यों 
का आधा हिस्सा एक बैठक के लिए कोरम बनेगा । 
11 (5) कार्यकारी परिषद् की सत्ता एवं कार्य विश्वविद्यालय के 
परिनियम 12 ( वर्ष 2009 के अधिनियम की द्वितीय अनुसूची ) 
में बताए गए अनुसार होंगे । 

वी . शशिधरन , कुलसचिव 
[ विज्ञापन - III/ 4/ असाधारण / 305 /13 ] 


CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA 


NOTIFICATION 


Sl. No 


Kasaragod , the 23rd September, 2013 
Amendment to Statute 11 of the Central Universities Act, 2009 
Existing Provision 

Amended Provision 
Statute 11 

11 (2 ) The Executive Council shall consist of the following: 
Five members of the Executive Council (a) Vice- Chancellor : Chairperson ; 
shall form a quorum for a meeting of the ( b ) Secretary , Department of Higher Education, MHRD, Gol 
Executive Council. 

or his/her nominee ; 
(c ) Chairman , UGC or his /her nominee ; 
(d ) Principal Secretary, Higher Education , Govt. of Kerala ; 
( e) Pro Vice -Chancellor; 
(f) One Dean from among the Deans of Schools, to be 

nominated by the Vice -Chancellor ; 
( g ) One Professor, who is not a Dean , by rotation , according to 

the seniority of the incumbent as Professor, to be 

nominated by the Vice - Chancellor ; 
( h ) One Associate Professor, who is not a Dean , by rotation , 

according to seniority of the incumbent as Associate 

Professor , to be nominated by the Vice -Chancellor; 
( i ) Two members of the Court, none of whom shall be an 

employee or a student of the University or an institution 
recognized by the university or bodies associated with the 
University, to be nominated by the Visitor from a panel 
recommended by the Vice - Chancellor; 
Three distinguished academicians nominated by the 
Visitor; and 


(i ) 


[ भाग ||| - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(k ) An eminent academician belonging to SC /ST nominated by 

the Vice -Chancellor from other reputed academic 
institution in the country , if none of the members in the EC 

under (a )- (i) above belongs to SC /ST. 
11 ( 3 ) All the members of the Executive Council, other than the Vice 

Chancellor and Pro Vice -Chancellor, shall hold office for a 

term of three years. 
11 (4 ) Half of the totalmembers of the Executive Council shall form 

a quorum for a meeting of the Executive Council excluding 

the Chairperson . 
11 (5 ) The powers and functions of the Executive Council shall be 

those spelt out in Statute 12 of the University ( Second 
Schedule to Act 25 of 2009 ) 


van . 


V . SASIDHARAN , Registrar I/c 

[ ADVT. III / 4/ Exty. / 305/ 13] 


अधिसूचना 

कासरगोड , 23 सितम्बर, 2013 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13 में संशोधन । 
परिनियम 13 

13(2 ) शैक्षिक परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे : 
| शैक्षिक परिषद् के एक तिहाई सदस्यों की 
उपस्थिति शैक्षिक परिषद की बैठक के 

( क) कुलपति : सभापति ; 
लिए कोरम बनेगी । 

( ख) सम कुलाधिपति ; 
( ग) कुलपति के सिफारिश के आधार पर , शैक्षिक परिषद् द्वारा 

सहयोजित एक प्रतिष्ठित सेवारत आचार्य ; 
( घ) समस्त अधिष्ठाता ; 
( ङ ) समस्त विभागाध्यक्ष ; 
( च) कुलपति द्वारा रोटेशन के आधार पर नामांकित विभिन्न स्कूलों के 

प्रतिनिधित्व करने वाले चार आचार्य ; 
( छ) कुलपति द्वारा रोटेशन के आधार पर नामांकित विभिन्न स्कूलों के 

प्रतिनिधित्व करने वाले चार उपाचार्य ; 
( ज) कुलपति द्वारा रोटेशन के आधार पर नामांकित विभिन्न स्कूलों के 

प्रतिनिधित्व करने वाले चार सहायक आचार्य 
( झ) अधिष्ठाता - छात्र कल्याण ( डी एस डब्ल्यु ); 
( ञ) विश्वविद्यालय पुस्तकालायाध्यक्ष ; 
( ट) वरिष्ठता तथा रोटेशन के आधार पर एक पदाधिकारी 
( ठ) कोर्ट के दो सदस्य जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से जुडे 

हुए / मान्यता प्राप्त एक संगठन/ संस्थान में कार्यरत न हो ; 
( ड) कुलपति द्वारा , उपस्थिति एवं विश्वविद्यलय परीक्षा में 

निष्पादन की योग्यता के आधार पर नामांकित दो छात्र ( एक 
पुरुष और एक महिला ); 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


ऐसे छात्रों को संकाय स्थिति की सृष्टि, भर्ती, शैक्षिक स्वतंत्रता , 
सेवा संबंधी शर्ते, छात्रों के शैक्षिक निष्पादन एवं योग्यता 
संबंधी मूल्याकंन मानदंड जैसे विषयों पर शैक्षिक परिषद् की 
बैठक आयोजित की जाने पर उसमें उपस्थित होने का अधिकार 

नहीं होगा ; 
( ढ) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्यरत , 

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को 
नामांकित किया जाए । 
13( 3) अगर विशेष रूप से कुछ भी नहीं बताए होता तो गैर 
पदेन सदस्य तीन साल की अवधि तक कार्यालय संभालेंगे 
13( 4 ) सभापति को छोडकर शैक्षिक परिषद् के आधे सदस्य एक 
बैठक के लिए कोरम बनेंगी । 
13(5 ) शैक्षिक परिषद् की सत्ता एवं कार्य विश्वविद्यालय के 
परिनियम 14 ( वर्ष 2009 के अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि ) 
में बताए गए अनुसार होंगे । 

वी . शशिधरन , कुलसचिव 
[ विज्ञापन -III/ 4/ असा./ 305/ 13 ] 


NOTIFICATION 

Kasaragod , the 23rd September, 2013 
Amendment to Statute 13 of the Central Universities Act, 2009 


| 13 ( 2 ) 


The Academic Council shall consist of the following: 


Statute 13 

One - third members of the Academic 
Council shall form a quorum for a 
meeting of the Academic Council. 


____ ( a ) Vice- Chancellor : Chairperson; 

(b ) Pro Vice-Chancellor; 
( c ) A serving Professor of eminence, co- opted by the 

Academic Council on the recommendation of the Vice 

Chancellor; 
(d ) All Deans; 
( e ) All Heads of Departments ; 
(f) Four Professors , by rotation , representing different schools , 

nominated by the Vice - Chancellor; 
( g ) Four Associate Professors, by rotation, representing 

different schools , nominated by the Vice -Chancellor ; 
( h ) Four Assistant Professors, by rotation, representing 

different schools, nominated by the Vice -Chancellor; 
(i) Dean of Students Welfare (DSW ); 
(j) The University Librarian ; 
(k ) One Provost ,by rotation , according to seniority ; 
(1) Two members of the Court from amongst themselves who 

are not in the employment of the University or an 
organization / institution recognized / associated with the 

University ; 
(m ) Two students (one male and one female ) nominated by the 

Vice -Chancellor on the basis of their merit in terms of 
attendance and performance in the University 
examinations. 


[ भाग ||| - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Provided that such students shall not have the right to be 
present in the meeting of the Academic Council when it 
takes up for consideration of the subjects like creation of 
faculty positions , recruitment , academic freedom, 
conditions of service, evaluation criteria for academic 

performance and merit of students ; 
(n ) One member belonging to SC /ST working in the University 

as teacher, to be nominated by the Vice - Chancellor. 
13 ( 3 ): The non- ex - officio members shall hold office for a termof 

three years unless otherwise specifically provided for. 
13 (4 ): Half of the total members of the Academic Council shall 

form a quorum for a meeting of the Academic Council 

excluding the Chairperson . 
13 (5 ): The powers and functions of the Academic Council shall be 

those spelt out in Statute 14 of the University (Second 
Schedule to Act 25 of 2009 ). 


V . SASIDHARAN , Registrar I/c 


[ ADVT. III/4/ Exty. / 305 /13 ] 
अधिसूचना 

कासरगोड, 23 सितम्बर, 2013 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम 2/ 4 ) में संशोधन । 
| परिनियम 2( 4 ) 


कुलपति अपना कार्यभार ग्रहण करने की 

कुलपति अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल तक या 
तारीख से पांच साल तक या सत्तर की 

सत्तर की आयु प्राप्त करने तक , जो भी पहले हो , अपना पद संभालेंगे । 
आयु प्राप्त करने तक , जो भी पहले हो , 
| अपना पद संभालेंगे । और जो 

| और वे पुन :नियुक्ति के लिए पात्र होंगे : 
पुन :नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे : 

विज़िटर, जैसा कि वे निर्दिष्ट करते हैं , किसी कुलपति को अपनी अवधि 

की समाप्ति होने के बाद भी अधिकतम एक साल की अवधि तक , 
उपर्युक्त पांच साल की समाप्ति की बात 

कार्यभार संभालने के लिए निदेश दिये जा सकते हैं । 
होते हुए भी वे अपने उत्तराधिकारी द्वारा 
कार्यभार ग्रहण किए जाने तक अपना पद 
संभालेंगे । 


आगे, विज़िटर, जैसा कि वे निर्दिष्ट करते 
हैं ,किसी कुलपति को अपनी अवधि की 
समाप्ति होने के बाद भी अधिकतम एक 
साल की अवधि तक कार्यभार संभालने के 
लिए निदेश दिये जा सकते हैं । 


वी . शशिधरन , कुलसचिव 


[ विज्ञापन- III / 4 / असाधारण/ 305 / 13 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


NOTIFICATION 

Kasaragod , the 23rd September 2013 
Amendment to Statute 2 (4 ) of the Central Universities Act, 2009 
Statute 2 (4 ) 

The Vice -Chancellor shall hold office for a term of 

five years from the date on which he / she assumes 
The Vice -Chancellor shall hold office for a term of five 

charge , or until he /she attains the age of seventy 
years from the date on which he enters upon his office , 

years , whichever is earlier and he/ she shall be eligible 
or until he attains the age of seventy years , whichever is 

for reappointment; 
earlier, and he shall not be eligible for re - appointment; 

Provided that the Visitor may direct any Vice 
Provided that notwithstanding the expiry of the said 

Chancellor after his term has expired , to continue in 
period of five years, he shall continue in office until his 

office for such period , not exceeding a total period of 
successor is appointed and enters upon his office ; 

one year, as may be specified by him 
Provided further that the Visitor may direct any Vice 
Chancellor after his term has expired , to continue in 
office for such period , not exceeding a total period of 
one year, as may be specified by him . 


V . SASIDHARAN , Registrar I/c 


[ ADVT. III/4/Exty . /305/13 ] 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


